RNI No.MAHBIL / 2009/ 31730 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग सात 


वर्ष ६ , अंक ९ ] 


मंगळवार , जुलै २८ , २०२०/ श्रावण ६, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ४७.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद ( देवनागरी लिपी ). 


. 


नगर विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरु 

चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ४ मई २०२० । 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. VII OF 2020. 


AN ORDINANCE 
to provide for temporary postponement of elections of the Mayor and 
Deputy Mayor of certain Municipal Corporations on account of spread of 

Pandemic Corona Covid Virus in the State . 


. 


महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७, सन् २०२० । 
राज्य में फैले कोरोना कोविद वायरस महामारी के कारण कतिपय नगर निगमों के महापौर और 
उप - महापौरों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन करने के लिए उपबंध करने संबंधी अध्यादेश । 


क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा 


है 


और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण 
उन्हें राज्य में फैले कोरोना कोविद वायरस महामारी के कारण कतिपय नगर निगमों के महापौर और उप- महापौरों के 
निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का अस्थायी उपबंध करने के लिए 
तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हुआ 


है 


भाग सात - १८-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात , जुलै २८, २०२० / श्रावण ६, शके १ ९ ४२ 


. 


१ . 


नाम और 


प्रारम्भण । 


अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा , निम्न अध्यादेश , प्रख्यापित करते हैं ; अर्थात् : 
संक्षिप्त 

( १) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर निगम निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन ( राज्य में फैले कोरोना कोविद 
वायरस महामारी के कारण कतिपय नगर निगमों के महापौर और उप - महापौर ) अध्यादेश , २०२० कहलाये । 

( २) यह २७ अप्रैल २०२० से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 

( ३ ) यह इस अध्यादेश के प्रारम्भण की दिनांक से तीन महिने की अवधि के लिये या राज्य सरकार द्वारा 
राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जाये ऐसी पूर्वतम दिनांक को प्रवृत्त होगा और तब अवसित 
होगा । महाराष्ट्र साधारण खंड अधिनियम की धारा ७, इस अधिनियम के अवसित होने पर लागू होगी, यदि वह 
महाराष्ट्र अधिनियम द्वारा निरसित होती है । 


२ . 


३ . 


पदावधि का 
विस्तार । 


परिभाषा । 

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों , 

( क ) “नगर निगम " का तात्पर्य, मुंबई नगर निगम अधिनियम या महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के 
अधीन गठित नगर निगम से है ; 

( ख ) नगर निगम के संबंध में “ सुसंगत अधिनियम " का तात्पर्य, उपरोक्त खंड ( क ) में निर्दिष्ट किये 
गये सुसंगत अधिनियम से है 

( ग) इस अध्यादेश में उपयोग में लाये गयेकिंतु इसमें परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों 

का वही अर्थ होगा जो सुसंगत अधिनियम के अधीन यथा समनुदेशित से है । 
महापौर 

( १) सुसंगत अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या किसी न्यायालय के किसीनिर्णय, डिक्री या 
और उप - महापौर 
के निर्वाचनों का आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , 
स्थगन और उनकी 

( क ) नगर निगम के महापौर और उप- महापौर के पद का निर्वाचन, इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने की 
दिनांक से तीन महिने के अवधि के लिये या राज्य सरकार द्वारा धारा १ की उप - धारा ( ३ ) के अधीन जारी की 
गई अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जाये ऐसी निकटतम दिनांक को (जिसे इस अध्यादेश में “ उक्त अवधि " 
कहा गया है ) नहीं किये जायेंगे । 

( ख ) उक्त अवधि के पश्चात् निर्वाचित किये जानेवाले महापौर तथा उप- महापौर की पदावधि, 
निर्वाचित पार्षदों की पदावधि के साथ यह पर्यवासित होगी । 

( २) उप - धारा (१ ) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात , इस अध्यादेश द्वारा यथा विस्तारित महापौर और उप - महापौर 
की पदावधि के पश्चात् अवसित होती है वे, इस सुसंगत अधिनियम के अधीन नवीन महापौर या , यथास्थिति उप 

महापौर के निर्वाचित होने तक अपने पद पर नियमित होंगे । 
जिनकी 

धारा ३ के अधीन सभी महापौर और उप - महापौर जिनकी पदावधि विस्तारित की जानेवाली है या 
पदावधि विस्तारित यथास्थिति विस्तारित की गई है उनकी ऐसी विस्तारित अवधि के जरिये सब जगह है मानी जायेगी और वे महापौर 

की गई है उन 
महापौर और उप- या, यथास्थिति, उप - महापौर के रुप में सभी शक्तियाँ का प्रयोग करने, सभी कर्तव्यों का अनुपालन करने और कृत्यों 

महापौर की 
शक्तियाँ और का निर्वहन करने के लिये सक्षम है और होंगे माना जायेगा; और उक्त अवधि के दौरान उन्होंने किया कोई 

कृत्य 
कतिपय कृत्यों अवैध नहीं होगा या किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि ऐसे महापौर या , यथास्थिति 
की वैधता । 

उप- महापौर ने विस्तारित अवधि के दौरान सुसंगत अधिनियम के अधीन , महापौर या , यथास्थिति उप -महापौर के 
किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या समस्त या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन या समस्त या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन नहीं 
किया है । 


- 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १ ९ ४२ 


३ 


लिये व्यवस्था । 


इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्यादेश द्वारा विस्तारित किये गये महापौर और उप 

महापौर के 
विद्यमान महापौर और उप - महापौर की पदावधि अवसित होने के पूर्व या यथासंभव शीघ्र उसके पश्चात् , सुसंगत निर्वाचन करने के 
अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में महापौर और उप- महापौर के निर्वाचन करने 
की व्यवस्था संबंधित अधिकारियों द्वारा की जायेगी । 

इस अध्यादेश के या उसमें अन्तर्विष्ट किसी कारण द्वारा या इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी मामले कठिनाई का 
के संबंध में सुसंगत अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो , राज्य सरकार, जैसा 
अवसर उद्भूत हो , राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए 
आवश्यक प्रतीत हो । 

इस अध्यादेश की कोई भी बात , नगर निगम के महापौर या उप- महापौर के निर्वाचन के लिये, जो धारा व्यावृत्तियाँ । 
१ की उप - धारा ( ३ ) में निर्दिष्ट , इस अध्यादेश की कालावधि की अवधि के दौरान ऐसे नगर निगम के आमनिर्वाचन 
के बाद तत्काल लेने के लिये लागू नहीं होगी । 


निराकरण । 


७ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १ ९ ४२ 


वक्तव्य । 


२ . 


। 


राज्य में विद्यमान नगर निगम विधियों के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, नगर निगमों में महापौर और उप 
महापौर की पदावधियाँ ढाई वर्ष की है । कुछ नगर निगमों में महापौर और उप- महापौर की पदावधि अप्रैल या मई 
२०२० में अवसित हो रही है । 

राज्य में फैले रही कोरोना कोविद वायरस महामारी के कारण , नगर निगमों के अधिकारी एवं 
कर्मचारीवृंद साथ ही साथ जिलों के पुलिस कार्मिक और जिला प्रशासन के कार्मिक उसके शमन और प्रतिबंधित 
उपायों में व्यस्त है । सिविल और पुलिस प्रशासन पर किसी अनुचित दबाव पर नियंत्रण रखने के लिये और नागरिकों 
को किसी कानून व्यवस्था की समस्या किसी असुविधा का सामना करना न पडे इसके लिये तीन महिनों की अवधि 
के लिये नगर निगमों के महापौर और उप- महापौर के निर्वाचन अस्थायी रुप से स्थगित करना इष्टकर समझा 
गया है । 

३ . क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का 
समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लियेविधि द्वारा ऐसे 
उपबंध बनाने के लिये तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है । 


- 


भगत सिंह कोश्यारी, 


- 


मुंबई , 
दिनांकित २ मई २०२० । 


महाराष्ट्र 

के राज्यपाल . 


महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से , 


महेश पाठक , 
शासन के प्रधान सचिव ।। 

वि . ल . डोनीकर , 
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य । 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


